रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO. D. L.- 33004/99 


+1 


rail 


:-.--. 


५. 


---. 


. 


. 


. 


- 


- . 


. 


सनामबजगन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 – उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शुक्रवार , जुलाई 17 , 2015 / आषाढ़ 26 , 1937 
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 17 , 2015/ ASHADHA 26, 1937 


सं . 452 ] 
No. 452 ] 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 17 जुलाई, 2015 

सं . 34/ 2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का .नि . 560( अ). केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल ) अधिनियम , 1957 (1957 
का 58 ) की धारा 3 की उपधारा ( 3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 क 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 30/ 2004 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 9 जुलाई , 
2004, सा . का . नि . 421( अ), तारीख 9 जुलाई, 2004, जो भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में 
प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् : 

उक्त अधिसूचना में , प्रारंभिक पैरा में , वर्तमान परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया 
जायेगा , अर्थात्: 

" बशर्ते कि उक्त माल जिस परउत्पाद शुल्क लगाया जाता है का विनिर्माण ऐसे आदानों से विनिर्मित हुआ हो जिन 
पर केन्द्रीय उत्पाद शल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनसची के अंतर्गत लगाए जाने वाले यथ 
सीमा - शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 (1975 का 51 ) की धारा 3 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमा 
शुल्क का भुगतान किया गया हो और विनिर्माता ने ( और न कि ऐसे माल के क्रेता ने)सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 के 
प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे सामानों पर ऐसे उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त सीमा - शुल्क का कोई क्रेडिट न लिया हो ।” 

[ फा . सं . 336/ 4/ 2015-टीआरयू ] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 


3140 GI/2015 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (1) ] 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं0 30/ 2004-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 9 जुलाई, 2004, सा . का . नि . 421( अ), तारीख 
9 जुलाई, 2004 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें 
अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं . 11/2013- केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2013 सा . का . नि . 146( अ ), तारीख 1 मार्च, 2013 द्वारा किया गया था । 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th July , 2015 

No. 34 /2015 - Central Excise 
G . S . R . 560( E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of Section 5A of the Central 
Excise Act, 1944 ( 1 of 1944 ) read with sub -section (3 ) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods 
of Special Importance ) Act, 1957 (58 of 1957 ) , the Central Government being satisfied that it is necessary in 
the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No 30 /2004 -Central Excise , dated 
the 9th July , 2004 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section (i), vide 
number G .S .R . 421( E ), dated the 9th July , 2004 , namely : 

In the said notification , in the opening paragraph , for the proviso , the following proviso shall be 
substituted , namely : 

“ Provided that the said excisable goods are manufactured from inputs on which appropriate duty of 
excise leviable under the First Schedule to the Central Excise Tariff Actor additional duty of customs 
under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) has been paid and no credit of such 
excise duty or additional duty of customs on inputs has been taken by the manufacturer of such goods 
(and not the buyer of such goods), under the provisions of the CENVAT Credit Rules, 2004 .” . 

__ [ F. No. 336/ 4/ 2015 -TRU] 

AKSHAY JOSHI , Under Secy . 
Note .- The principal notification No. 30 /2004 -Central Excise, dated the 9th July , 2004 was published in the 
Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub - section (i) vide number G .S .R . 421(E ), dated the 
9th July , 2004 and last amended vide notification No. 11/ 2013 -Central Excise , dated the 1st March , 2013 , 
published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub - section (i) vide number G .S.R .146 (E ), 
dated the 1 " March, 2013. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 17 जुलाई, 2015 


सं . 35/ 2015- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का. नि . 561( अ). केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 1/ 2011 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2011 , 
सा . का . नि . 116( अ), तारीख 1 मार्च, 2011, जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई 
थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् : 


उक्त अधिसूचना में , प्रारंभिक पैरा में , वर्तमान परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया 
जायेगा , अर्थात्: 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


" बशर्ते कि उक्त माल जिस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है का विनिर्माण ऐसे आदानों या ऐसे आदान सेवाओं के उपयोग से 
किया गया हो हो जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1985 ( 1986 का 5) की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए 
जाने वाले यथोचित उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 के अंतर्गत लगाए 
जाने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क या वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32 ) की धारा 66 के अंतर्गत लगाए जाने वाले 
सेवाकर का भुगतान किया गया हो और विनिर्माता ने ( और न कि ऐसे माल के क्रेता ने) सेनवेट क्रेडिट रूल्स , 2004 के 
प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे सामानों पर ऐसे उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त सीमा शुल्क या सेवाकर का कोई क्रेडिट न लिया हो । " 

[ फा . सं. 336 /4/ 2015-टीआरयू] 


अक्षय जोशी , अवर सचिव 


टिप्पण . - मूल अधिसूचना सं. 1/ 2011- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2011, सा . का . नि . 116( अ), तारीख 1 मार्च, 

2011 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें 
अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i ) द्वारा अधिसूचना सं . 7/ 2015 - केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क , तारीख 1 मार्च, 2015 सा . का . नि . 137 ( अ ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा किया गया था । 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th July , 2015 

No. 35/ 2015 - Central Excise 
G .S .R . 561(E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 5A of the 
Central Excise Act , 1944 (1 of 1944 ), the Central Government being satisfied that it is necessary in 
the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the 
Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 1/ 2011 -Central 
Excise, dated the 1st March , 2011 published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 
3 , Sub -section (i), vide number G .S . R . 116 ( E ), dated the 1st March , 2011, namely : - 


In the said notification , in the opening paragraph , for the proviso , the following proviso shall 
be substituted , namely : 


“ Provided that the said excisable goods are manufactured from inputs or by utilising input 
services on which appropriate duty of excise leviable under the First Schedule to the Central Excise 
Tariff Act, 1985 (5 of 1986 ) or additional duty of customs under section 3 of the Customs Tariff 

Act, 1975 (51 of 1975 ) or service tax under section 66 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ) has 
been paid and no credit of such excise duty or additional duty of customs on inputs or service tax on 
input services has been taken by the manufacturer of such goods ( and not the buyer of such goods), 
under the provisions of the CENVAT Credit Rules , 2004 .” . 


[ F. No. 336 / 4/ 2015 -TRU] 


AKSHAY JOSHI, Under Secy . 


Note. — The principal notification No. 1 /2011-Central Excise , dated the 1st March , 2011 was 

published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II, Section 3, Sub -section (i) vide 
number G . S . R. 116 ( E), dated the 1st March, 2011 and last amended vide notification No . 
07/ 2015- Central Excise, dated the 1st March, 2015, published in the Gazette of India, 
Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub-section (i ) vide number G . S . R. 137( E), dated the 
1st March, 2015 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3(1)] 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2015 

सं . 36/ 2015-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
सा . का .नि . 562( अ). केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की 
उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है , 
भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12 / 2012 केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , तारीख 17 मार्च, 
2012, सा . का . नि . 163( अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में 
प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् : 
उक्त अधिसूचना में , अनुबंध में , 
( क). शर्त सं . 16, और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित कोप्रतिस्थापित किया जाएगा , यथा : 

यदि उक्त माल जिस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है का विनिर्माण उन आदानों या पूंजीगत माल से किया गया 
| 16. | हो जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले यथोचित 

उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 के अंतर्गत अतिरिक्त सीमा 
शुल्क काभुगतान किया गया हो और ऐसे माल के विनिर्माता ने ( न कि ऐसे माल के क्रेता ने ) सेनवेट क्रेडिट रूल्स , 
2004 के नियम 3 या नियम 13 के अंतर्गत ऐसे आदान या पूंजीगत माल पर उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त सीमा 
शुल्क का कोई क्रेडिट न लिया हो । " 


पर उत्पाद शुल्क लगायाधनियम की प्रथम अनुसूच) की धारा 3 के अंतर्गत बट क्रेडिट रूल्स , 


( ख ). शर्त सं . 20 में , उपवाक्य ( क ) में वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत :स्थापित किया जाएगा , 
यथा : 
“ उक्त माल जिस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है का विनिर्माण ऐसे आदानों से विनिर्मित हुआ हो जिन पर केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले यथोचित उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ 
अधिनियम , 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अंतर्गत लगाए जाने वाले अतिरिक्त सीमा शुल्क का भुगतान किया गया 
हो और विनिर्माता ने ( और न कि ऐसे माल के क्रेता ने) सेनवेट क्रेडिट रूल्स , 2004 के नियम 3 या नियम 13 के अंतर्गत ऐसे 
सामानों पर ऐसे उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त सीमा शुल्क का कोई क्रेडिट न लिया हो । ” 
( ग). शर्त सं. 25 में , वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा : 

यदि उक्त माल जिस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है का विनिर्माण उन आदानों या ऐसे आदान सेवाओं के 
उपयोग से किया गया हो जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंतर्गत लगाए 
जाने वाले उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 के अंतर्गत अतिरिक्त 
सीमा शुल्क या वित्त अधिनियम , 1994, ( 1994 का 32) की धारा 66 के अंतर्गत सेवा कर , का भुगतान किया 
गया हो और की ऐसे माल के विनिर्माता ने ( न कि ऐसे माल के क्रेता ने ) सेनवेट क्रेडिट रूल्स , 2004 के नियम 3 
या नियम 13 के अंतर्गत ऐसे आदान या पूंजीगत माल पर उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त सीमा शुल्क या आदान सेवा 
पर सेवा कर का कोई क्रेडिट न लिया हो । " 


" 25. 


( घ). शर्त सं. 52क में , वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को अंत: स्थापित किया जाएगा, यथा: 


" 52क. | यदि उक्त माल जिस पर उत्पाद शुल्क लगाया जाता है का विनिर्माण उन आदानों या पूंजीगत माल या ऐसे 

आदान सेवाओं के उपयोग से किया गया हो जिन पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के 
अंतर्गत लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क या सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 3 के 
अंतर्गत अतिरिक्त सीमा शुल्क या वित्त अधिनियम , 1994 , ( 1994 का 32) की धारा 66 के अंतर्गत सेवा कर 
का भुगतान किया गया हो और ऐसे माल के विनिर्माता ने ( न कि ऐसे माल के नेता ने ) सेनवेट क्रेडिट रूल्स , 
2004 के नियम 3 या नियम 13 के अंतर्गत ऐसे आदान या पूंजीगत माल पर उत्पाद शुल्क या अतिरिक्त सीमा 
शुल्क या आदान सेवा पर सेवा कर का कोई क्रेडिट न लिया हो । ” 


[ फा . सं . 336 / 4/ 2015-टीआरयू ] 

अक्षय जोशी, अवर सचिव 


[ TT II - OUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


feuqur: 17 feTITAT À. 12 / 2012- porate GEYTE [orti, arta 17 H17 , 2012 , HT. T. . 163 (3T), arta 17 
HT , 2012 GRT HRT 276147 , 3HTERUT , HTT II , DE 3, 340€ (i) ERT 4* fera o TE A BR 3HỈ sifah 
FİRTTET HRT 270147 , THTETUT, ATT II , C5 3, 3405 (i) SRT 39TYZAT À . 32/2015 -corte 36416 [reta, 
arte 4 14 , 2015 HT.AL. . 456 (37), arta 4 A , 2015 art for PT PT 1 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th July, 2015 

No. 36 /2015 – Central Excise 
G . S . R . 562 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 5A of the 
Central Excise Act, 1944 (1 of 1944 ), the CentralGovernment being satisfied that it is necessary in 
the public interest so to do , hereby makes the following further amendments in the notification of 
the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue ), No . 12 / 2012 -Central 
Excise , dated the 17th March , 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3, Sub - section (i), vide number G .S .R . 163(E ), dated the 17th March , 2012 , namely : 

In the said notification , in the ANNEXURE , — 
for condition No. 16 , and the entries relating thereto , the following shall be substituted , 

namely : 
“ 16 . If the said excisable goods are manufactured from inputs or capital goods on which 

appropriate duty of excise leviable under the First Schedule to the Excise Tariff Actor 
additional duty of customs under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) has 
been paid and no credit of such excise duty or additional duty of customs on inputs or 
capital goods has been taken by the manufacturer of such goods ( and not the buyer of such 
goods ) under rule 3 or rule 13 of the CENVAT Credit Rules, 2004 .” ; 


(b ) 


in Condition No. 20 , in clause (a), for the existing entry the following entry shall be 
substituted namely : 
" the said excisable goods are manufactured from inputs on which appropriate duty of excise 
leviable under the First Schedule to the Excise Tariff Actor additional duty of customs under 
section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) has been paid and no credit of such 
excise duty or additional duty of customs on inputs has been taken by the manufacturer of 
such goods (and not the buyer of such goods), under rule 3 or rule 13 of the CENVAT Credit 
Rules, 2004;” ; 


(c ) 


for condition No. 25 , and the entries relating thereto , the following shall be substituted , 
namely : 


“ 25 . If the said excisable goods are manufactured from inputs or by utilising input services on 

which appropriate duty of excise leviable under the First Schedule to the Excise Tariff 
Actor additional duty of customs under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 
1975 ) or service tax under section 66 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994 ) has been paid 
and no credit of such excise duty or additional duty of customs on inputs or service tax on 
input services has been taken by the manufacturer of such goods (and not the buyer of such 
goods), under rule 3 or rule 13 of the CENVAT Credit Rules , 2004 .” ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC. 3 (i)] 


(d ) 


for condition No. 52A , and the entries relating thereto , the following shall be substituted , 
namely : 


“ 52A . If the said excisable goods are manufactured from inputs or capital goods or by utilising 

input services on which appropriate duty of excise leviable under the First Schedule to the 
Excise Tariff Actor additional duty of customs under section 3 of the Customs Tariff Act, 
1975 (51 of 1975 ) or service tax under section 66 of the Finance Act, 1994 ( 32 of 1994 ) 
has been paid and no credit of such excise duty or additional duty of customs on inputs or 
capital goods or service tax on input services has been taken by the manufacturer of such 
goods (and not the buyer of such goods), under rule 3 or rule 13 of the CENVAT Credit 
Rules , 2004 .” . 


[F. No . 336 /4 /2015 - TRU ] 


AKSHAY JOSHI, Under Secy . 


Note .- The principal notification No. 12 / 2012 -Central Excise , dated the 17th March , 2012 was 
published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3, Sub -section (i) vide number 
G .S . R . 163( E ) dated the 17th March , 2012 and last amended vide notification No. 32 /2015 -Central 
Excise, dated the 4h June, 2015 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , 
Sub -section (i) vide number G .S .R . 456 (E ), dated the 4th June , 2015 . 


Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054. 


